सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 पौष , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 10 राँची, सोमवार , 


6 जनवरी , 2020 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
01 जनवरी , 2020 ई ० 


संख्या -13/ पी०2-104 /2019- 02 / सी ०,-- श्री राकेश बंसल , भा ० पु० से ० ( 2007), सम्प्रति केन्द्रीय 
प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8 (5) तथा 8 (6) के अन्तर्गत 
भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान- Level-13 of Pay Matrix ( अपुनरीक्षित वेतनमान- रू ० 37,400 
67,000 ग्रेड पे -8,700/-) में इनसे कनीय में श्री सुनील भास्कर, भा ०पु ० से• ( 2007) को विभागीय अधिसूचना 
संख्या-01 , दिनांक 01.01.2020 द्वारा दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक -01.01.2020 के प्रभाव से 
प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 10 50 


